निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 688 ) 


29 ज्येष्ठ 1937 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 19 जून 2015 


गृह विभाग 


अधिसूचना 

17 जून 2015 
सं0 कारा / स्था० ( अधी० ) 01 - 05 / 2008 - 3526 — निलंबन मुक्ति के उपरान्त पदस्थापन की प्रतीक्षा में रह रहीं 
बिहार कारा सेवा के मूल कोटि की पदाधिकारी श्रीमती ईला इसर को उनके नाम के सामने अंकित स्तंभ - 3 के कारा में 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है 


अधीक्षक का नाम 


गृह जिला 


पदस्थापन कारा का नाम 


3 


श्रीमती ईला इसर 


लखीसराय 


मंडल कारा, सीतामढ़ी 


दस्थ 


2. संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि आदेश के आलोक में तुरंत नव पदस्थापन स्थल पर 
योगदान करना सुनिश्चित करें । 
3. पदस्थापित पदाधिकारी को माह जून , 2015 का वेतन पदस्थापन स्थल से विकलनीय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 688 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


